रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार , मार्च 31, 2018 / चैत्र 10 , 1940 
NEW DELHI, SATURDAY , MARCH 31 , 2018 /CHAITRA 10 , 1940 


सं . 202] 
No. 202 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 मार्च, 2018 

सं 2/ 2018 संघ राज्य क्षेत्र कर 
सा . का . नि . 315 ( अ .). केंद्र सरकार , संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) की धारा 22 की 
उप -धारा ( 1) और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली , 2017 के नियम 138 के उप -नियम 14 के खंड ( घ ) के साथ पठित केन्द्रीय माल 
और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह 
अधिसूचित करती है कि प्रेषित माल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना , कोई ई- वे बिल बनाना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल की आवाजाही 
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होती है । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 2018 से प्रवृत्त होगी। 

[ फा . सं . एस 31011/ 25/ 2017- राज्य कर-I- राजस्व विभाग 

एस . आर. मीना, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st March , 2018 

No. 2 /2018 -Union Territory Tax 
G .S . R . 315 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 22 of the Union Territory 
Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017) and section 164 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 
12 of 2017 ) read with clause (d ) of sub -rule 14 of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 , the 
Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notify that irrespective of the value of the 
consignment, no e-way bill shall be required to be generated where the movement of goods commences and terminates 
within the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands . 


1922 GI/ 2018 


_ 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC . 3(i) ] 
2. This notification shall comeinto force from1st day of April, 2018 . 

[ F. No. S . 31011/ 25/ 2017- ST - I- DOR] 

S . R . MEENA, Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 31 मार्च, 2018 

सं 3/ 2018 - संघ राज्य क्षेत्र कर 
सा . का . नि . 316( अ.). केंद्र सरकार , संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14) की धारा 22 की 
उप -धारा ( 1 ) और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली , 2017 के नियम 138 के उप -नियम 14 के खंड ( घ ) के साथ पठित केन्द्रीय माल 
और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह 
अधिसूचित करती है कि प्रेषित माल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना , कोई ई- वे बिल बनाना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल की आवाजाही 
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होती है । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 2018 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं. एस 31011/25/ 2017- राज्य कर -I- राजस्व विभाग ] 

एस . आर . मीना, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st March , 2018 

No. 3/2018 -Union Territory Tax 
G .S . R . 316 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 22 of the Union Territory 
Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017 ) and section 164 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No . 
12 of 2017 ) read with clause (d ) of sub -rule 14 of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules , 2017 , the 
Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notify that irrespective of the value of the 
consignment, no e -way bill shall be required to be generated where the movement of goods commences and terminates 
within the Union Territory of Chandigarh . 
2 . This notification shall come into force from 1st day of April, 2018 . 

[ F. No . S. 31011/25/ 2017- ST -I- DOR] 

S . R . MEENA, Under Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 31 मार्च, 2018 

सं . 4/ 2018- संघ राज्य क्षेत्र कर 
सा . का .नि . 317( अ.). केंद्र सरकार , संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) की धारा 22 की 
उप - धारा ( 1 ) और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली , 2017 के नियम 138 के उप -नियम 14 के खंड ( घ ) के साथ पठित केन्द्रीय माल 
और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह 
अधिसूचित करती है कि प्रेषित माल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना, कोई ई- वे बिल बनाना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल की आवाजाही 
दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होती है । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . एस 31011/ 25/ 2017 - राज्य कर -I- राजस्व विभाग ] 

एस . आर . मीना, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st March , 2018 

No . 4 /2018 -Union Territory Tax 
G .S . R . 317 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 22 of the Union Territory 
Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017 ) and section 164 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No . 
12 of 2017 ) read with clause (d ) of sub -rule 14 of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules , 2017 , the 
Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notify that irrespective of the value of the 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


consignment, no e -way bill shall be required to be generated where the movement of goods commences and terminates 
within the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli . 
2 . This notification shall come into force from 1st day of April, 2018 . 

[ E. No. S. 31011/ 25/ 2017- ST-I- DOR] 


S . R .MEENA , Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 31 मार्च, 2018 

सं . 5/ 2018 - संघ राज्य क्षेत्र कर 
सा . का .नि . 318( अ .). केंद्र सरकार , संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) की धारा 22 की 
उप -धारा ( 1 ) और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली , 2017 के नियम 138 के उप -नियम 14 के खंड ( घ) के साथ पठित केन्द्रीय माल 
और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह 
अधिसूचित करती है कि प्रेषित माल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना , कोई ई- वे बिल बनाना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल की आवाजाही 
दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होती है । 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 2018 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . एस 31011/ 25/ 2017 - राज्य कर -I- राजस्व विभाग ] 

एस . आर. मीना, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 31st March , 2018 

No. 5 /2018 -Union Territory Tax 
G .S . R . 318 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 22 of the Union Territory 
Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017 ) and section 164 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No . 
12 of 2017 ) read with clause (d ) of sub -rule 14 of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules , 2017 , the 
Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notify that irrespective of the value of the 
consignment, no e -way bill shall be required to be generated where the movement of goods commences and terminates 
within the Union Territory of Daman and Diu . 
2 . This notification shall come into force from 1st day of April, 2018 . 

[ F. No. S. 31011/ 25/ 2017- ST-I- DOR ] 

S. R .MEENA, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 31 मार्च, 2018 

सं . 6/ 2018- संघ राज्य क्षेत्र कर 
सा . का .नि . 319( अ.). केंद्र सरकार , संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) की धारा 22 की 
उप - धारा ( 1) और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली , 2017 के नियम 138 के उप -नियम 14 के खंड ( घ ) के साथ पठित केन्द्रीय माल 
और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह 
अधिसूचित करती है कि प्रेषित माल के मूल्य पर ध्यान दिए बिना, कोई ई- वे बिल बनाना अपेक्षित नहीं होगा जहां माल की आवाजाही 
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के भीतर शुरू और समाप्त होती है। 
2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल , 2018 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . एस 31011/ 25/ 2017- राज्य कर -I-राजस्व विभाग] 

एस . आर . मीना, अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 31stMarch , 2018 

No. 6 /2018 - Union Territory Tax 
G .S . R . 319 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 22 of the Union Territory 
Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017 ) and section 164 of Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 
12 of 2017 ) read with clause (d ) of sub -rule 14 of rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules , 2017 , the 
Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notify that irrespective of the value of the 
consignment, no e-way bill shall be required to be generated where the movement of goods commences and terminates 
within the Union Territory of Lakshadweep . 
This notification shall come into force from 1st day of April, 2018 . 

[ F . No. S . 31011/25/2017 - ST - I-DoR ] 

S . R . MEENA , Under Secy . 


RAKESH 

Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 

Date : 2018 .03 .31 16 :06 :11 
SUKUL 

+ 05 30 
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


